4 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA ), FEB . 9 , 2018 (MAGH. 20 , 1939 SAKA) 


भाग - I 
हरियाणा सरकार 
विधि तथा विधायी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 9 फरवरी, 2018 
संख्या लेज० 34 / 2017 - दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉ :पॅरेशन ( सेकन्ड अॅमे न्डमेन्ट ) ऐक्ट , 2017, का 
निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 30 जनवरी, 2018 की स्वीकृति के अधीन 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम , 1969 (1969 का 17 ), की धारा 4 - क 
के खण्ड ( क ) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा : 

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 31 
हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , 2017 

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 , 
को आगे संशोधित करने के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 

अधिनियमित हो : 
संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , 2017 , कहा जा सकता है । 
1994 के 

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम , 1994 (जिसे, इसमें , इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है ), 
हरियाणा 

की धारा 87 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( ङ ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अधिनियम 16 

___ अर्थात् : 
की धारा 87 का 
संशोधन । 

"( ङ ) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली के बिल का दो 

प्रतिशत की दर से ऊर्जा के उपभोग पर कर; " | 
1994 के 3. मूल अधिनियम की धारा 267 की उपधारा (1) में , 
हरियाणा 
अधिनियम 16 

खण्ड ( झ ) में , अन्त में विद्यमान " | " चिहन के स्थान पर , ": " चिहन प्रतिस्थापित किया 
की धारा 267 

जाएगा; तथा 
का संशोधन । 

खण्ड ( झ ) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् : 

" परन्तु जहां कोई व्यक्ति या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार 
करने / अनुमोदन के लिए आवेदन करता है , तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा । 
निगम प्रथम बार के लिए इसके विचारण हेतु तिथि , जिसको ऐसा प्रस्ताव पेश करता है, से 
साठ दिन के भीतर नगर योजना स्कीम के अनुमोदन के लिए संकल्प पारित करेगा, अन्यथा 
आयुक्त सरकार को सीधे तौर पर नगर योजना स्कीम का प्रस्ताव भेजेगा । " | 


कुलदीप जैन , 
सचिव, हरियाणा सरकार , 
विधि तथा विधायी विभाग । 


55975 _ L. R. 


H. G. P., Chd. 


